रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


संजय 


. 


a 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 1231 
No. 1231 


नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2003 / वशाख 24, 1925 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 14 , 2003 /VAISAKHA 24 , 1925 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं. 8 ( आर. ई. 03 )/ 2002 -- 2007 
फा . सं. 01 / 94 / 180 / 18 / एएम 03 /पीसी /IV. - निर्यात और आयात, नीति , 2002 - 2007 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. पैराग्राफ 2. 9. 5 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 
" प्रत्येक आईईसी धारक ( उनको छोड़कर जिन्होंने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष अर्थात् 1.4. 2002 से । 
31 .3.2003 में आई ई सी प्राप्त किया है) को 30 जून तक पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में उनके द्वारा . , 
किए गए आयातों /निर्यातों के वार्षिक ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे ।" 


आयातक निर्यातक कोड धारक वेबसाइट www. nic .in/ eximpol पर ऑनलाइन सूचना भेज 
सकता है । निर्धारित अवधि तक विवरण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में 1 जुलाई से आयात /निर्यात 
कोड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे । जिन मामलों में जहाँ आयातक निर्यातक कोड धारक ने पिछले 
लाइसेंसिंग वर्ष में कोई आयात /निर्यात नहीं किया है ऐसे आयातक निर्यातक कोड 1 जुलाई से 
अमान्य कर दिए जाएंगे । क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकारी को 500 रू0 की शुल्क राशि देकर अमान्य 
आयातक निर्यातक कोड को पुनः सक्रिय किया जा सकता है । 


2. पैराग्राफ 2.3.1 निम्नानुसार संशोधितस किया जाता है : 
“ जहाँ कहीं नीति के तहत सीमाशुल्क निकासी ( सीसीपी) सहित आयात लाइसेंस/ प्रमाणपत्र / अनुमति 
आवश्यक है, इस अध्याय में उल्लिखित प्रक्रिया लागू होगी ।" 


3. " लाइसेंसधारी डीलरों द्वारा गोला बारूद का आयात ” संबंधित पैरा 2.34 के उप- पैरा (1 ) 
निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 

(i) शाटगन की गोलियाँ 28 बोर ; 


1368 GI/ 2003 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[ PARTI-- SEc . 1] 
4. पैराग्राफ 2.53 ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
" नीति के क्रमशः पैरा 2. 32 , 2. 33 और 2. 37 में विनिर्दिष्ट सीमा/ अवधि से अधिक उपहारों और 
प्रतिस्थापन माल के निर्यात हेतु महानिदेशक , विदेश व्यापार को आवेदन किया जा सकता है ।" 


5 . पैराग्राफ 3. 12 .1 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
इसके अलावा, निर्यातक के पास फियो या किसी अन्य ई पी सी से आर सी एम सी प्राप्त करने का 
विकल्प होगा, यदि उसके द्वारा निर्यातित उत्पाद उन ई पी सी से संबंधित है । यदि निर्यात उत्पाद 
ऐसा है कि वो किसी ई पी सी, के तहत नहीं आता है तो उससे संबंधित आर सी एम सी फियों 
द्वारा जारी किया जा सकता है । 


6 . पैराग्राफ 3. 18 ( क ) ठीक रके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
नीति के पैरा 9.47 में उल्लिखित मानदंड की सेवा प्रदायकों (होटलों और पर्यटन क्षेत्र के सेवा 
प्रदायक के अलावा ) द्वारा पूर्ति होने पर वे विगत तीन वर्षों में उनके द्वारा अर्जित औसत विदेशी मुद्रा । 
के 10 % के बराबर शुल्क मुक्त आयात करने के हकदार होंगे । तथापि , होटल ( पर्यटन विभाग, 
भारत सरकार द्वारा तीन सितारा अथवा उससे अधिक की श्रेणियों के तौर पर अनुमोदन प्राप्त ) और 
पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक विगत तीन 
लाइसेंसिंग वर्षों में उनके द्वारा अर्जित औसत विदेश मुद्रा के 50 % के बराबर शुल्क मुक्त आयात 
करने के हकदार होंगे । 


7. पैराग्राफ 4.6 ( घ)( 4) के बाद उप-पैराग्राफ को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
" जन निर्यातकों ने पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किया है और जो निर्यातक 
उपर्युक्त ( ख ) और ( ग) श्रेणी में आते हो , उनके अग्रिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 
25 % बैंक गारंटी की शर्त लगाई जाएगी बशर्ते लागत बीमा भाड़ा मूल्य , पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में 
किए गए निर्यात/ आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/ रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 200 % से 
अधिक न हो | 200 % पात्रता से अधिक का लाइसेंस, 200 % पात्रता से अधिक मूल्य पर 100 % 
बैंक गारंटी के अधीन होगा । तथापि , निर्यात दायित्व को पूरा रकने और विदेशी मुद्रा अर्जन को 
दर्शाने वोले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्रता को खाते में डाल दिया जाएगा । 


उपर्युक्त पैराग्राफ ( घ) अथवा (ग ) और ( घ) दोनों के अधीन आने वाले आवेदकों के संबंध में 
अग्रिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 25 % बैंक गारंटी की शर्त लगाई जाएगी बशर्ते 
लागत बीमा भाड़ा मूल्य घरेलू कारोबार के 200 % आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल / रेल पर्यन्त 
निशुल्क मूल्य के 200 % , जो भी अधिक हो , से अधिक न हो । 200 % पात्रता से अधिक के 
लाइसेंस 200 % पात्रता से अधिक मूल्य पर 100 % बैंक गारंटी के अधीन होगी । तथापि , निर्यात 
दायित्व को पूरा करने और विदेशी मुद्रा अर्जन को दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर 
पात्रता को खाते में जमा किया जाएगा । 


उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी व्यापारी निर्यातक ( स्तरधारियों ओर पी एस यू से अन्य ) 
जो 100 % की बैंक गारंटी चाहते हैं, उन्हें अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाएंगे। " 


भाग I - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
7. पैराग्राफ 3. 12 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः 
" उड़ीसा राज्य में स्थित मुख्यालय/ पंजीकृत कार्यालय वाले निर्यातकों के मामले में उनके द्वारा 
निर्यात किए जोन वाले उत्पाद के बावजूद भूवनेश्वर में फियो के कार्यालय से आर सी एम प्राप्त 
किया जा सकता है।" 
8. पैराग्राफ 4. 26 के अधीन अंतिम उप पैराग्राफ को सही करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
" सामान्य तौर पर, बैंक गारंटी /एलयूटी की विमुक्ति से सीमाशल्क प्राधिकारियों को लाइसेंस धारक 
के विरूद्ध बाद में पाई गई गलतबयानी, गलत घोषण और चूक के लिए कार्यवाही करने से नहीं 
रोकेगा।" 


9. पैराग्राफ 5.14 को सही करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
" ई पी सी जी लाइसेंसधारक के निर्धारित निर्यात दायित्व के पूर्ति करने में असफल होने के मामले 
में , वह पैराग्राफ 5. 8. 3 के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारी को सीमाशुल्क के साथ 15 % प्रतिवर्ष की 
दर से शुल्कों का भुगतान करेगा ।" 


10( क ). परिशिष्ट -3 में उल्लिखित घोषणा/ वचनबद्धता के क्रमांक 7 और 8 पर शब्द और अभिव्यक्ति 
" जो लागू हो उसे काट दें" को ठीक करके ( जो लागू न हो उसे काट दें) पढ़ा जाएगा | 


10( ख ). परिशिष्ट -3 में उल्लिखित आवेदन के प्रपत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों की सूची में 
क्रमांक - 3 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
" आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो की एक प्रति जो आवेदक के बैंकर द्वारा बाकायदा 
सत्यापित हो " 


10 ( ग). परिशिष्ट -3क में उल्लिखित शीर्षक "टिप्पणी" के तहत निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 
" आई ई सी धारक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.9.5 में यथानिर्धारित अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करेगा 
जिसके न करने पर आई ई सी नम्बर को निष्क्रिय कर दिया जाएग।" . 


8. पैराग्राफ 4.7. 1 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा : 
“ अग्रिम लाइसेंस समिति ने पहले ही तथापि , जिन मामलों में पैराग्राफ 4.7 के तहत प्राप्त किए गए 
लाइसेंस के संबंध में निर्यात आयात उत्पाद के लिए मानदण्डों की पुष्टि कर दी है, ऐसे मानदण्ड छ: 
महीनों की अवधि के लिए वैध होंगे, जिसे प्रस्तुतीकरण की तारीख से गिना जाएगा। ऐसे मामलों में 
ऐसे लाइसेंसधारक अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा पुष्टित मानदण्डों के अनुसार आगे लाइसेंस प्राप्त 
करने के हकदार होंगे , अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा बाद में पुष्टिकरण की जरूरत नहीं होगी। फिर 
भी , लाइसेंसिग प्राधिकारी लाइसेंस जारी करने के पश्चात् ऐसे मामलों को मानक निविष्टि उत्पादन 
मानदण्ड के निर्धारण के लिए विचार करने हेतु अग्रिम लाइसेंस समिति को भेजेगा। ऐसे मानदण्डों पर । 
प्राप्त किए गए लाइसेंस का कुल मूल्य पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1007 और / या पिछले वर्ष 
निर्यात / आपूर्ति के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। " 


11. ( क )“ ई पी सी जी स्कीम के तहत कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सब सिस्टम और सर्विस इक्विपमैंट सहित 
पूंजीगत माल के लिए लाइसेंसों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र " से संबंधित परिशिष्ट 9 के अन्तर्गत 
क्रम सं0 9 पर तालिका निम्नानुसार संशोधित की जाती है : 


. . 


-- - - - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1] 


9. लगाए गए/ बचाए गए शुल्क का विवरण 
आयात की जाने वाली ई पी सी जी | बचाया गया 
मदें / ऐसी मदें जिनका आयात | स्कीम के शुल्क 
मान लिया गया है, पर कुल तहत लगाया ( प्रतिशत में ) 
प्रभावी बेसिक , अतिरिक्त | गया शुल्क 
और विशेष अतिरिक्त ( प्रतिशत में ) 
सीमाशुल्क 
( 1 % में ) 

( 2) (3 ) + ( 1 ) 

( 2 ) 
5 % 


आयात / मान्य बचाया गया 
आयात का शुल्क 
लागत बीमा ( प्रतिशत में ) 
भाड़ा मूल्य 
( समान रूपयों में 


(5 ) = ( 3 ) * . 
( 4)/ 1001 


11. ( ख ) परिशिष्ट 9 के तहत घोषणा पत्र/ वचनबद्धता के क्रम सें0 6 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा 
जाएगा : 
"मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में , जिनके लिए संबंध नहीं 
स्थापित किए गए , ऐसे उत्पदों पर 15 % ब्याज सहित बचाया गया सीमाशुल्क सरकार का अदा 
करेंगे ।" 


12. “ ई पी सी जी स्कीम के तहत निर्यात/ विमोचन प्रपत्र के विवरण से संबंधित परिशिष्ट - 9क के 
उप पैराग्राफ ( घ)(1 ) और सेवा प्रदायक के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा अर्जन 
और विमोचन प्रपत्र से संबंधित परिशिष्ट -9ख निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-" 


( घ )(1 ) पूंजीगत माल के आयात/ मान्य आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के पाँच गुना के बराबर 

अथवा पूंजीगत माल के आयात/ मान्या आयात पर बचाए गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर 
निर्यात दायित्व जैसा भी मामला हो , 


13. परिशिष्ट 10ख में क्रम सं0 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 
10 क ) क्या सप्लाई ईओयू / एसईजैड/ ईएचटीपी/ 

हाँ () नहीं () 
एसटीपी को है : 

( कृपया उपयुक्त कॉलम पर निशान लगाएँ ) 
14. " देशों की सूची जिनको निर्यात घटाई गई न्यूनतम सीमा पर निर्यात सदन स्तर की मंजूरी 

प्रदान करता है," से संबंधित परिशिष्ट 17ग के उप शीर्षक उप सहारा अफ्रीका के तहत 
तालिका में निम्नलिखित देश जोड़े गए हैं । 


देश 


क्रम 

सं 
1क 
| 13 क 

24 क 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


देश 

क्रम सं० 
अल्जीरिया 

29 क 
मिस्त्र 

42 क्र 
लीबिया ( परिशिष्ट 31 में 45 क 
सूचीबद्ध माल के निर्यात को | 
छोड़कर ) 


मोरक्को 
सूडान 
ट्यूनीशिया 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


44 


. 


- - . - 


. 


- 


.se 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
15 . “ अपील के लिए प्रपत्र" से संबंधित परिशिष्ट 20क हटा दिया गया है | 


16. 


परिशिष्ट 21क के तहत “ विधिक करार/ वचनबद्धता के प्रपत्र " की शर्त संख्या (10 ) 
निम्नानुसार संशोधित की जाती है : 


( x ) कि पार्टी अविकल्प रूप से वचन देती है कि उपर्युक्त निर्यात दायित्व/ शर्तों को पूरा न करने 

पर वे भुगतान की तारीख तक प्रथम प्रेषण के आयात की तारीख से बचाए गए सीमाशुल्क 
• की राशि पर प्रति वर्ष 15 % ब्याज़, लागू सीमाशुल्क अदा करेगी और लाइसेंस/मंजूरी /स्कीम 
पर लगाए गए निर्यात दायित्व में कमी को पूरा करने के लिए टी आर चालान के जरिए 
कोइ निर्धारित राशि जहाँ भी लागू हो, वापिस करेगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त पार्टी स्कीम के 
लिए संगत सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेगी । 


17. "निर्यात संवर्द्धन परिषद/ जिन्स बोर्ड की सूची " से संबंधित परिशिष्ट - 27 में क्रम संख्या 20 
को संशोधित किया जाता है और एक नयही क्रम संख्या 28क जोड़ी जाती है: 


क्र . सं. |निर्यात संवर्द्धन परिषद परिषद के पंजीकृत कार्यालय का पता क्षेत्रीय कार्यालय का 
का नाम 

पता 
20 . प्लास्टिक निर्यात | क्रिस्टल टावर, क्रिस्टल कोआपरेटिव | 306, दोहिल चैम्बर्स , 
संवर्द्धन परिषद हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, गुन्डवाली | तीसरी मंजिल, 46 , 

रोड, अन्धेरी ( पूर्वी), मुम्बई- 400005 नेहरू प्लेस , 
दूरभाष : 022- 26833951/ 52 नई दिल्ली-19. 
फैक्स : 022 - 26833953 

दूरभाष : 26445610 
ईमेल : plexconcil @ vsnl. com 

फैक्स : 26236070 
28क ऊनी उद्योग निर्यात चर्चगेट चेम्बर्स, सातवीं मंजिल , 

संवर्द्धन संगठन 5, न्यू मैरीन लाइन्स , 
( वूलटेक्सप्रो) मुम्बई- 400020 

दूरभाष : 022 - 22624372 
फैक्स : 022 - 22624675 
ईमेल : iwmf @ bom3 . vsnl. net.in 


18. “ आवेदन शुल्क स्वीकार करने के लिए अधिकृत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के शाखाओं की 
सूची ” से संबंधित परिशिष्ट- 29क में उत्तर प्रदेश / उत्तरांचलं राज्य शीर्ष के अधीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ 
इन्डिया के शाखा का पता इस प्रकार संशोधित किया जाता है: 


उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल 


5. 


पाण्डु नगर ( नीर क्षीर चौराहा के समीप ), 
कानपुर 


[PARTI - SEC . 1] . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
परिशिष्ट- 29 की क्र . सं. 2 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः 


19. 


क्र . सं . विवरण 


2. आवेदन शुल्क 

की राशि 


शुल्क की राशि 
( रुपयों में ) 


दो सौ 


आयात लाइसेंस के लिए आवेदन ( डीईपीबी और 
ईपीसीजी के अलावा) जहां आवेदन में निर्दिष्ट माल 
का लागत बीमा - भाड़ा मूल्य पचास 
हजार से अधिक नहीं है 


आयात लाइसेंस के लिए आवेदन जहां 
आवेदन में निर्दिष्ट माल का लागत बीमा 
भाड़ा मूल्य पचास हजार से अधिक है 


न्यूनतम दो सौ रुपये और अधिकतम 
डेढ़ लाख रुपये की शर्त के अधीन 

प्रति हजार या उसके अंश पर दो 
रुपये । तथापि, इलेक्ट्रानिक रूप से 
प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए । 
न्यूनतम दो सौ रूपये और अधिकतम 
एक लाख रूपये की शर्त के अधीन 
प्रति हजार या उसके अंश पर शुल्क 
एक रूपया होगा । 


दौ सौ रुपये 


लघु उद्योग एककों द्वारा प्रस्तुत आयात . 
लाइसेंस के लिए आवदेन जहां आवेदन 
में निर्दिष्ट माल का लागत - बीमा भाड़ा 
मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है 


दो सौ रुपये 


शुल्क हकदारी पास बुक सहित डुप्लीकेट 
लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन 


एक हजार रुपये 


आयातक -निर्यातक कोड नंबर ( आई ई सी ) 
प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन 


6 . 


आई ई सी नम्बर की डुप्लीकेट प्रति 
के लिए आवेदन 


दौ सौ रुपये 


__ 7. 


पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन 


दो सौ रुपये 


8 . 


डुप्लीकेट पहचान-पत्र जारी करने के 
लिए आवेदन 


एक सौ रुपये 


दो सौ रुपये 


आयात लाइसेंस की पुन: वैधता के लिए 
आवेदन 


10. 


हटा दिया गया है । 


[ भाग - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 . 


शुल्क हकदारी पास बुक के लिए आवेदन 
सेवा प्रदायक के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट 
हकदारी प्रमाणपत्र और स्तर धारक के लिए 
शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र 


न्यूनतम दो सौ रुपये के अधीन प्रति 
हजार पांच रुपये । तथापि, इलैक्ट्रानिक 
रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन के 
लिए न्यूनतम 200 /- रूपये के अधीन 
शुल्क क्रेडिट का 2. 50 /1000 रूपये । 


12. 


निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल के लिए आवेदक न्यूनतम दो सौ रुपये के अधीन प्रति 

हजार पांच रुपये । तथापि, इलैक्ट्रानिक 
रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन के 
लिए न्यूनतम 200/ - रूपये के अधीन 
शुल्क क्रेडिट का 2. 50 /1000 रूपये । 


20 . परिशिष्ट -36क को इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक “ क ” के अनुसार संशोधित किया 
जायेगा । 


21 . 


परिशिष्ट - 50 में निम्नलिखित कृषि निर्यात जोनों को जोड़ा गया है: 


46 


क्रम सं. | उत्पाद राज्य 

| शामिल जिले 
शुष्कित प्याज ||| गुजरात | भावनगर सुरेन्द्रनगर अमरेलली, राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिले । 
और लहसुन 

आन्ध्र | महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेढक , करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर और नालगोंडा 

प्रदेश जिले 
| अनार महाराष्ट्र | सोलापुर, सांगली, अहमदनगर पूणे, नासिक , उस्मानाबाद जिले 


खीरा 


48 


इसे लोकहित में जारी किया गया है । 


एल. मानसिंह, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


.- 


.. 


........ 


. 


--. 


. 


. 


- 


---- 


- 


--- 


- 


- 


- --..-......"" 


" -- - 


- 


-."- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


[ PART - SEc . 11 
अनुलग्नक • क 


परिशिष्ट - 36क 


सेवा प्रदायकों को शुल्क मुक्त हकदारी हेतु आवेदन पत्र 

( कृपया प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.18 तथा नीति का पैरा 3.8 देखें ।) 


केवल सरकारी प्रयोग के लिए 


- 


-" 


- 


"."-. 


-- 


फाइल सं० 


दिनांक 


- 


1. 


नाम व पता 


आयातक निर्यातक कोड सं0 


3. 


सेवा प्रदायक की श्रेणी - 


सवा 


. ( क ) होटल और पर्यटन क्षेत्र के सेवा प्रदायक 


( ख ) अन्य 
( कृपया परिशिष्ट 36 की क्रमसं0 का उल्लेख करें ।) 


4. 


क्या स्तरधारी प्रमाण पत्र धारक हैं - 


हाँ / नहीं 


5. 


सेवा कर पंजीकरण सं0 ( यदि छूट प्राप्त न हो ) 


( 


) 


6. 


सेवा का विवरण - 


| मुक्त विदेशी मुद्रा में की गई सेवा 
2000 - 01 2001 - 02 20002 -03 
1 . 

2. 

. 3. 


पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में की | शुल्क मुक्त हकदारी | 
गई औसत सेवा 

(5 ) = 0. 1 *( 4 )/ 
0.05 * (4 ) होटलों के 
लिए 


----..-- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा 


मैं / हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि यह आवेदन पत्र पिछले 3 वर्ष में मुक्त विदेशी मुद्रा में 
की गई सेवाओं पर आधारित है । 
मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मैं / हम आवेदक की तरफ से आवेदन में सत्यापन तथा हस्ताक्षर 
करने के प्राधिकृत हूँ /हैं । 
मैं/ हम यह पूर्ण रूप से समझता हूँ/हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि 
असत्य या झूठी सिद्ध हुई तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई का कोई भी परिणाम 
भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 
मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/ हमने पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में मुक्त विदेशी मुद्रा 
के निर्यात के आधार नीति के पैरा 3. 8 के अन्तर्गत न तो कोई आवेदन दिया है और न ही 
कोई अन्य शुल्क हकदारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। .. 
मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि स्कीम के तहत माल का आयात करते और वास्तविक 
प्रयोक्ता शर्त के तहत उसके बाद के उपयोग के समय एग्जिम नीति/ प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 
1 ) के प्रावधानों और सम्बद्ध सीमा शुल्क अधिसूचना का पालन करेंगे । . . .. . 
मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि पेशेवर उपकरण के मामले में , क्षेत्रीय उप आयुक्त , 
केन्द्रीय उत्पाद कर, सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद कर अथवा स्वतंत्र सनदी लेखाकर, 
जैसे भी मामला हो , से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें आयातक की फैक्टरी या स्थलों पर 
पूंजीगत माल के उपयोग और संस्थापना के अनुरूप होगा जोकि आयात के छह महीनों के 
भीतर या उक्त उप आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क की अनुमति के 
अनुसार बढ़ाई गयी अवधि में दिया जायेगा । 


यह भी घोषणा करतेहत, केन्द्रीय उत्पाद कर 


की फैक्टरी या 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 
स्थान 
कार्यालय का पुरा पता 


आवासीय पता 


ई मेल पता 


कार्यालय का मोहर/ सील 
सनदी लेखाकार/ लागत एवं निर्माण लेखाकार/ कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र 


... मैं / हम एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ/हैं कि मैंने/ हमने मेसर्ज 

___ के निर्धारित रजिस्टरों और क्रमांक - 6 में विनिर्दिष्ट अवधि हेतु 
संबंधित रिकार्डों की जाँच कर ली है और यह प्रमाणित करते हैं कि - 
136891/ 03 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ Sc. ] 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


मैसर्ज 

( आवेदक का नाम व पता) जो परिशिष्ट 36 की 
क्रम संख्या 

के अनुसार सेवा प्रदायक है ने क्रम सं0 6 में दिये गये विवरण के 
अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जित की है। 


आवेदक ने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा सेवा प्रदान करने के निम्नलिखित दस्तावेजों/रिकार्डो को 
प्रस्तुत किया है और मेरे/ हमारे द्वारा उसकी जॉच की गई तथा मैंने/हमने उसका सत्यापन किया है। 


प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के सम्बन्ध में हमने बैंकर/ सनदी लेखाकार प्रमाणित स्टेटमेंट का सत्यापन 
किया । सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन जैसे ट्रैवेल एजेन्ट / यात्रा संचालक 
क्रू और कैटेरिंग के ठहरने के लिए विदेशी एयर लाइन्स , संयुक्त राष्ट्र संगठन और राजनयिक मिशन 
के संबंध में और प्राधिकृत डीलरों से नकदी प्रमाण पत्र और विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 
24. 12. 1998 के परिपत्र सं0 60/ 97 - 2002 के अनुसार अन्य से प्राप्त रकम । . 


उपर्युक्त विवरणी में दी गई वित्तीय जानकारी संबंधित रजिस्टर और रिकार्डों के अनुरूप है, सेवा 
प्रदायक द्वारा रखी गई लेखा पुस्तिका में उसे चढा लिया गया है, जो सत्य और सही है। 


यह भी सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी तरीके से. सत्य और ठीक है, इसका कोई 
. भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई प्रासंगिक सूचना छिपाई नहीं गई है या रोकी नहीं गई है । 


न तो मैं और न ही मेरा कोई साझेदार उक्त कम्पनी या उससे संबद्ध प्रतिष्ठानों का कोई 
: भागीदार/निदेशक , या कोई कर्मचारी है । 


। मैं / हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/हैं कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा 
। सिद्ध होता है तो मैं / हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कि कानून में या अन्यथा निर्धारित हो , के 
लिए उत्तरदायी होऊँगा/होंगें । 


( जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।) 


स्थान 


शान 


. .. 


दूरभाष संख्या _ 


हस्ताक्षर 
दूरभाष संख्या 


दिनांक ... 


सरकारी मोहर / सील 


) 


कारपोरेट सदस्यता की पंजीकरण सं0 और दिनांक 


आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 


1. 


हा कर पंजीकरण की प्रति यदि लागू है । 


. 


.. . . . . .... 


। .. ... 

n 


anitatistiane .Animun .. . ... .. . ... . .. ... . . . .. ... 


IMI . . 


[ 


I- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

Public Notice 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No. 8 (RE 03 )/2002 – 2007 
F. No. 01/94 / 180 /18 / AM 03/PC - IV .„ In exercise of the powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and 
Import Policy , 2002 — 2007, the Director General ofForeign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook 
ofProcedures (Vol. 1) : 
In exercise of powers conferred under paragraph 2 . 4 of the Export and Import Policy, 2002 
07 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the 
Handbook of Procedures ( Vol. 1 ) : 


1. The following shall be added at the end of paragraph 2 .9.5 : 


Each IEC holder (barring those who have obtained IEC in the preceding licensing year i.e 
1. 4 . 2002 to 31 . 3. 2003) shall be required to furnish yearly details of imports / exports made 
by him in the preceding licensing year by 30th June. The information shall be furnished online 
by the EC holder by accessing the website at www .nic .in / eximpol. Failure to submit the details 
by the stipulated period shall result in de-activation of such IEC for import / export purposes 
from 1 * July . 


In cases where the IEC holder has notmade any import / export in the preceding licensing year, 
such IEC shall be made Inoperative from 1st of July . 


-.... 


The inoperative EC may be reactivated upon furnishing a fee of Rs.500 /- to the regional 
licensing authority , 


2 . Paragraph 2 . 31 is amended as under: 


" Wherever an import licence / certificate /permission , including Customs Clearance Permit ( CCP ), 
is required under the Policy, the procedure contained in this chapter would be applicable " . 


3 . Sub paragraph (i) of paragraph 2. 34 pertaining to " import of ammunition by licenced arms 

dealers " is amended as under : 


(1) Shotgun Cartridges 28 bore ; 


4 . Paragraph 2 .53 shall be corrected to read as under : 


" For export of gifts and replacement goods in excess of the ceiling/period prescribed in . 
paragraphs 2 . 32 , 2 .33 and 2 . 37 respectively of the Policy , an application may be made to the 
Director General of Foreign Trade" . 


5 . Paragraph 3. 12 .1 is amended as under : 


In addition , an exporter has the option to obtain an RCMC from FIEO or any other EPC , if the 
products exported by him relate to those EPC s. If the export product is such that it is not 
covered by any EPC , RCMC in respect thereofmay be issued by FIEO . 


(PART I — Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 
The following shall be added at the end of paragraph 3. 12: 


6 . 


" In respect of exporters having their head office/registered office in the State of Orissa , RCMC 
may be obtained from FIEO office in Bhubaneshwar irrespective of the product being exported 
by them " . 


7 . Paragraph 3. 18 ( a ) shall be corrected to read as under: 


Service providers ( other than hotels and service provider in the tourism sector ) fulfilling the 
criteria mentioned in paragraph 9 . 47 of the Policy shall be entitled to duty free imports 
equivalent to 10 % of the average foreign exchange earned by them in the preceding three 
licensing years. However, hotels (having approval as three star or above categories by the 
Department of Tourism , Government of India ) and other service providers in tourism sector 
registered with Deptt . of Tourism , Government of india shall be entitled to duty free imports 
equivalent to 5 % of the average foreign exchange earned by them in preceding three licensing 
years . 


8 . The sub-paragraph after paragraph 4 .6 ( d)( iv ) shall be amended to read as under : 


" In respect of exporters who have exported in each of the preceding three licensing years and 
exporters falling in category (b ) & ( c ) above , the 25 % BG condition shall be imposed on the 
CIF value of advance licence ( s) provided the CIF value does not exceed 200 % of the 
FOB /FOR value of exports / supplies made in the preceding licensing year . Licence beyond 
200 % entitlement shall be subject to 100 % BG on the value exceeding 200 % entitlement. 
However, the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing 
fulfillnient of export obligation and realisation of foreign exchange . 


In respect of applicant falling under d ) above or falling under c) and d ) both , the 25 % BG 
condition shall be imposed on the CIF value advance licence (s) provided the CIF value does not 
exceed 200 % of the domestic turnover or 200 % of the FOB / FOR value of supplies whichever 
is higher. Licence beyond 200 % entitlement shall be subject to 100 % BG on the value 
exceeding 200 % entitlement. However , the entitlement may be re- credited on production of 
documentary evidence showing fulfillment of export obligation and realisation of foreign 
exchange . 


Notwithstanding anything stated above, merchant exporters (other than status holders and 
Psus) shall be issued advance licence requiring them to provide 100 % BG . 


9 . The following shall be added at the end of paragraph 4. 7.1 . 


" However, in cases where ALC has already ratified the norms for the same export import 
product in respect of a licence obtained under paragraph 4 , 7 , such norms shall be valid for a 
period of six months reckoned from the date of ratification . The licence holder in such cases 
shall be entitled for further licence (s) as per the norms ratified by ALC without the need for 
subsequent ratification by ALC . However, licensing authority after issuance of the licence shall 
forward such cases to ALC for consideration of fixation of Standard Input Output Norms. The 
total value of licence (s) obtained on such norms shall not exceed 100 % of the FOB and / or 
FOR value of preceding year export/ supply " . 


[ 4M | -- Gus 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
10 . The last sub påragraph under paragraph 4 .26 shall be corrected to read as under: 


" Ordinarily , redemption of BG /LUT shall not preclude the customs authority from taking 
action against the licence holder for any misrepresentation , mis -declaration and default detected 
subsequently " . 


11 . 


Paragraph 5. 14 may be corrected to read as under : 


In casé , EPCĞ licence holder falls to fulfil the prescribed export obligation , he shall pay duties 
of Customs plus 15 % Interest per annum to the Customs authority as per paragraph 5 . 8 . 3 . 


12 (a). | The word and expression " strike out whichever is applicable " appearing in S.No. 7 

and 8 of Declaration /Undertaking given in Appendix- 3 may be corrected to read as 
" strike out whichever is not applicable " . 


12 (b ). 


S .No. 3 of list of documents to be enclosed with application form given in Appendix 
3 may be amended to read as under : 


" One copy of passport size photograph of the applicant duly attested by the banker 
of the applicant" 


12 (c). Following shall be added under the heading "Note " given in Appendix - 3A : 


" The IEC holder shall furnish the mandatory return as prescribed in paragraph 2. 9.5 
of the Handbook by the prescribed date failing which IEC number shall be made 
inoperative " 


13. (a) The table at S.No 9 under Appendix - 9 pertaining to " Application form for grant of 

licences for capital goods including computer , computer sub systems and service equipment 
under the EPCG Scheme" Is amended as under: 


9 . Details of duty levied / saved : 


Total effective basic Customs Duty to be Duty 

duty , additional Customs i levied under i saved 
duty and Special Additional EPCG scheme (in % ) 
customsduty on items to be ! ( in % age ) 
imported / deemed to be 

imported 
( in % ) 

i ( 3 ) 
! ( 1 ) -( 2 ) 


CIF value of 
Imports/ deemed i 

imports (in i 
equivalent rupees 

Rs. ) 


Duty : 
Saved 
(In Rs. ) 


* * * ** 


(5 ) = 


(3 ) * ( 4 )/ 1 


00 


5 % 


i 


. 


13.(b ) The following shall be added at the end of S.No . VI of Declaration / Undertaking under 

Appendix 9 : 
136841/03- 31 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part H_ Sec .1] 


I/Wehereby declare that in respect of goods for which nexus is not established , we shall pay to 
the Government Customs duty saved together with 15 % interest on such products " 


13 ( c) Sub paragraph ( d) (i) of Appendix - 9 A pertaining to " Statement of export redemption 
form under EPCG scheme" and Appendix -9B pertaining to " Statement of foreign exchange 
earnings and redemption form under EPCG scheme for service provider" is amended as under : 


(d ) (i): 


Export obligation equal to five times of the CIF value of Import/deemed import of 
capital goods or eight times the duty saved on Import/ deemed import of the capital 
goods as the case may be . 


14 . The following shall be added after S.No. 10 in Appendix -10B: 


Yes ( ) . 


No. [ 1 


10A : Whether supply is to EOU / SEZ / EHTP /STP : 

(Please tick the appropriate column ) 


15 . The following countries are added in the table under the sub heading “ Sub Saharan Africa " 

of Appendix - 17 C pertaining to the " List of Countries , export to which entitied the grant 
of Export House Status at reduced threshold limit " 


S . No 


Country 


S.No 
TA 
13 A 
244 


29A 


Country 
Algeria 
Egypt 
Libya ( excepting for export of 
goods listed in Appendix 31) 


Morocco 
Sudan 
Tunisia 


45A 


. 


- 


. 


16 . Appendix . 20 - A pertaining to " Proforma for Appeal" is deleted. 


17. Condition number (x ) of the " Form of legal Agreement/ Undertaking " under Appendix 
21A is corrected as under: 


( x) That the party irrevocabiy undertakes that in the event of his default in meeting the 
aforesaid export obligations/ conditions, they shall pay the applicable Customs Duties, 15 % 
interest per annum on the amount of customs duties saved from the date of import of the first 
consignment till the date of payment and surrender where ever applicable any prescribed 
amount through TR challan to meet the shortfall in the export obligation as may be imposed on 
the licence / sanction / scheme. In addition to the aforesaid the party shall also abide by the 
conditions imposed by the relevant Customs notification for the Scheme. 


[ 401- 651] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


18 . Serial number 20 is , amended and a new serial number 28A is added and under 

Appendix - 27 pertaining to " List of Export Promotion Councils / Commodity Boards" . 


. 


S . Name of the Export 
No . Promotion Council 

1 . |- 2 . 
20 . Plastic Export Promotion 

Council 


| Address of the regd .office of Address of the 

the Council Regional office (s) 
. 3 . 

4 . 
Crystal tower, Crystal 

306 , Dohil 
Cooperative Housing Society chambers, 
Limited , Gundwall Road 3rd floor, 
No. 3, Off M . V Road , 46 , Nehru Place, 
Andheri ( East ), Mumbal New Delhi - 19 
400005 

Tel : 26445610 

Fax : 26236070 
Tel: 022 - 26833951/ 52 
Fax : 022- 26833953 
E -Mail: plexconcil @ vsnl. com 


28A Wool Industry Export 

Promotion Organisation 
(WOOLTEXPRO ) 


Churchgate Chambers, 
7th Floor , 5 New Marine 
Lines, Mumbai- 400020 


| 


Tel: 022 - 22624372 
Fax : 022 -22624675 
E -Mall: 
lwmf@ bom3.vsnl.net. in 


19. The address of the branch of Central Bank of India under the State Head " UTTAR 

PRADESH /UTTRANCHAL " In Appendlx -29A pertaining to " List of branches of Central 
Bank of India authorised to receive payments for application fee is amended as under : 


UTTAR PRADESH /UTTRANCHAL 


5 . Pandu Nagar ( Near Neer Ksheer Chauraha ) 

Kanpur 


20. Serlal no.2 of Appendix-29 shall be amended to read as under: 


S.No 


PARTICULARS 


Amount of fee 
( in rupees ) 


2 . Scale 
ofapplicati 
on fee 


1 . 


Two hundred 


Application for Import licence ( except for 
DEPB and EPCG ) where the CIF value of 
goods specified in the application does not 
exceed Rupees Fifty thousand . 


2 . 


Application for Import licence where the 
CIF value of the goods specified in the 


Two per thousand or part thereof 
subject to a minimum of Rs. Two 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I Sec. 1] 


application exceeds Rupees Fifty thousand , 


hundred and maximum of Rs. One 
lakh and fifty thousand . However, for 
applications flied electronically , the fee 
would be Rs. 1 / 1000 or part thereof 
subject to a minimum of Rs. Two 
hundred and maximum of rupees Rs. 
One lakh . 


Two Hundred 


Application for import Ilcence filed by $ S! 
units where the CIF value goods specified in 
application does not exceed Rupees Two 
iakhs 


Application for grant of duplicate licence 
including Duty Entitlement Pass Book. 


Two hundred 


of 


Application for issue of certificate 
Importer -Exporter Code Number (IEC ), 


One thousand 


Application for duplicate copy of IEC No. 


Two hundred 


Application for issue of an Identity Card 


Two hundred 


Application for issue of duplicate Identity 
Card . 


One hundred 


Application for revalidation of an import 
licence 


Two hundred 


10 . 


Deleted 


11 . 


Application for Duty Entitlement Passbook 
( DEPB ), Duty Free Credit Entitlement 
Certificate for service provider and Duty 
Free Credit Entitlement Certificate for status 
holder. 


Five per thousand of duty credit 
subject to a minimum of Rs. Two 
hundred . However, for application 
filed electronically , Rs. 2. 50 / 1000 of 
duty credit subject to a minimum of 
Rs. 2001 


12 . 


Application for Export Promotion Capital 
Goods (EPCG ) 


Rs.Five per thousand of duty saved 
subject to a minimum of Rs. Two 
hundred . However, for appilcation 
Aled electronically , Rs.2 . 50 / 1000 of 
duty credit subject to a minimum of 
Rs. 2001 


21 . Appendix 36A shall be amended as per annexure " A " attached with the public notice. 


[ 4711 - 051] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22. 


The following agri export zones are added in Appendix - 15. 


| S .No. 


Product 


State 


Districts covered 


Gujarat 


Dehydrated onion & 
Garlic 


Gherkins 


Andhra Pradesh 


Districts of Bhavnagar, 
Surendranagar, Amreli, Rajkot, 
Junagadh and Jamnagar 
districts. 
Districts of Mahboobnagar, 
Rangareddy , Medak , 
Karimnagar, Warangal, 
Ananthapur and Nalgonda 
Districts of Solapur, Sangli, 
Ahmedabagar , Pune, Nasik , 
Osmanabad 


. .. 


- - | 48 


Pomegranate 


Maharashtra 


This issues in public interest. 


L . MANSINGH Director General of Foreign Trade 


THEGAZETFE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(PARTISEC. 1] 
. . Annexure - A 


APPENDIX 36 - A 


APPLICATION FORM FOR DUTY FREE ENTITLEMENT TO SERVICE PROVIDERS 


( Please see paragraph 3.8 of the Policy and 3.18 of the Handbook ) 


FOR OFFICIAL USE 


File No.:----- 


- --------- --- Date :-- - ------ --- ---- --- -- - - ---- -------- -- --- 


Name and address 


. .... .... . .. .. . ..... . ...... . . ..... . . .. ..... . ..... . ... .. ... ... .. . ... 

... ..... ....... 


LC . 


. . . 


III 


. 


2 . 


I E Code Number 


. . . . . . . . . . . . . 


Category of service 
provider 


a ) Hotels and service providers in 
. tourism sector . [ ] 


b ) Others 


( P1 . indicate serial number is per 
Appendix - 36 ) 


Whether holding a status 
certificate 


Yes / No . 


[ 


] 


Service Tax Registration 
No : (unless exempted ) 


Details of services : 


! 


Duty free entitlement ! 


p** Services rendered in free 

foreign exchange 


2000 - 01 7 2001 -02 7 2002- 03 


Average service 
rendered in the 
preceding three 
years ( in Indian 

rupees ) 

( 4 ) 


- 


- 


- 


- 


( 3 ) - 


***-- * (5 ) = 0 . 1 * ( 4 ) 7 

0 . 05 * ( 4 ) for hotels 


! 


DECLARATION 


1 . I /We hereby declare that this application is based on services rendered 

in free foreign exchange during the preceding three licencing year . 


2 . I /We further certify that I / We am / are authorised to verify and sign the 

statement on behalf of the applicant . 


3 . I / We fully understand that any information furnished in the above 

statement , if proved incorrect or false , will render me / us liable to 


( 401- 4451] 


भारत का राजपत्र- : असाधारण 


face any penal action or other consequences as may be proscribed in law 
or otherwise warranted . 


4 . I / We further declare that I /We has /have not applied nor abtained another 

duty entitlement certificate issued under paragraph 3 . 8 of the Policy 
based on the exports in free foreign exchange during the preceding three 
licensing year . 


5 . I /We further declare that I /We shall comply with the provisions of the 

Exim Policy /Handbook of Procedure ( Vol . 1 ) and the relevant Customs 
notification while importing the goods under the scheme and subsequent 
use of the same under actual user condition . 


6 . I /We further declare that in respect of professional equipments , a 

certificate from jurisdictional Deputy Commissioner Central Excise , 
Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered 
Accountant , as the case shall be produced confirming installation and 
use of capital goods in the importer s factory or premises , within six 
months from the date of imports or within such extended pariod as the 
said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs 
may allow . 


- 


. 


. 


: . - 


Signature : . . . . 
Name in Block Letters : . . . . . . . . 


Designation : 


Date . . . . 


Place : . . . . 
full Official Address : . . . . . . 
Residential Address : . . . . . . 

E .mail address : . . . . . . 


Official 
Stan / Seal 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT / COST AND WORKS ACCOUNTANT / 

COMPANY SECRETARY 


I /We hereby confirm that I /We have examined the prescribed registers and 
also the relevant records of M / s . . . . . . . . . . . . . . for the period specified 
in S . No . (6 ) above and hereby certify that : . 


M / S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . (Name and address of the applicant ) who 
is a service provider under the category . . . . . . . . . . at S . No . . . . . . . . . . of 
Appendix - 36 have earned foreign exchange as per the details supplied at 
31 . No . 6 . 


The following documents / records have been furnished by the applicant for 
services provided against Direct / Indirect foreign exchange and have been 
examined and verified by me / us : 


In respect of direct foreign exchange earnings , we have verified the 
certified statements from the Banker / Chartered Accountant of Foreign 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I- SEC, 1) 
Exchange Earnings . In respect of indirect forex earnings duly certified by 
Chartered Accountant such as amount received from Travel agents / Tour 
Operators , Foreign Airlines for stay of Crew and Catering , UN organisations 
and Diplomatic Missions and Encashment - Certificate from authorized dealers 
and others in terms of DGET Policy circular no . 60 / 97 - 2002 dated 24 . 12 . 1998 . 


-------------- 


- 


.-... 


The financial information given in the above statement is in agreement with 
the relevant register and records ; the same has been incorporated in the 
books of accounts maintained by the Service provider ; and is also true and 
correct . 


It has been ensured that the information furnished is true and correct in 
all respect ; no part of it is false or misleading and no relevant 
information has been concealed or withheld ; . 


- 


.. 


It has been ensured that the information furnished is true and correct in 
ali respect ; no part of it is faise or misleading and no relevant 
information has been concealed or withheld ; 


. 


... 


..... 


Neither I , nor any of my partners is a partner , director , or an employee of 
the above -named entity or its associated concerns ; 


.. 


- 


-. 


I /we fully understand that any statement made in this certificate , if 
proved incorrect or false , will render me / us liable to face any penal 
action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise 
warranted . 


..---- 


- 


-. 


** Strike out whichever are not applicable ) 


Signature : 

Tel .No . 


Place , . . . . . . . . . 


- 


Official 
Stamp / Seal 


Date , , , . . . . . . . . 


Regn . No , and Date of the 
Corporate Membership . . . . . 


---- 


Documents to be enclosed with the application form 


-- 


- - - - - - - - - - - - 


-- 


1 . Copy of the service tax registration if applicable . 


. 


..-.- 


.. 


.. 


. 


.. 


. 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Ti 


